तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग /09/ 2013- 2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई . दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 595 ] 


रायपूर, शक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2019 - भाद्रपद 22, शक 1941 


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 11 सितम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक / 388 / आर 1274 / 2019 / 22 - 1. - छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 ( क्र . 1 सन् 1994 ) की 
धारा 95 की उप - धारा (1) सहपठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , 
छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की 
उप - धारा ( 3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्: 


संशोधन 


उक्त नियमों में; 
1. नियम 9 में , उप - नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: 


"(4) कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई व्यक्ति , जो 

मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि का पुनरीक्षण करने या उसमें नाम जोड़ने या उसमें से 
नाम अपवर्जित करने के लिए नियुक्त तथा प्राधिकृत किया गया हो , उक्त अधिनियम के 
उपबंधों के अधीन समनुदिष्ट कर्तव्यों को भंग करता है, तो वह साधारण कारावास से 
जिसकी अवधि 3 मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या 
जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा : 

परन्तु यह कि कोई भी न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं लेगा , जब तक कि राज्य 
निर्वाचन आयोग या कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं अथवा कलेक्टर तथा 
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी , जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का 
न हो , द्वारा लिखित में परिवाद न किया गया हो : 

परन्तु यह और कि नियम 9 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण सक्षम 
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा एवं यह असंज्ञेय तथा जमानती होगा : 

परंतु यह और भी कि उपरोक्त उल्लिखित प्रयोजन के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 

1973 (1974 का सं . 2) का अनुसरण किया जायेगा । " 
नियम 9 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात: 

"9 क . मिथ्या घोषणा - यदि कोई व्यक्ति 


1189 


1190 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019 


( क) निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि , अथवा ; 
( ख) निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में सम्मिलित या उससे अपवर्जित किये जाने 
के संबंध में , ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा, जो मिथ्या है या जिसके 
मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे 
विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो 
सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा । यह असंज्ञेय तथा जमानती 
होगा । इसका विचारण सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया 
संहिता, 1973 (1974 का सं . 2 ) के प्रावधान यथाशक्य लागू होंगे । " 


3. 


नियम 11 में , उप -नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


"(2 – क ) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मतदाता सूची प्रारूप पर दावे / आपत्ति प्राप्त करने के लिए 

किसी कर्मचारी को प्राधिकृत करेगा । यह कर्मचारी, ग्राम पंचायत के संदर्भ में प्राधिकृत 
किया जायेगा । " 


4. 


नियम 18 के पश्चात् , निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: 

"18क . पंचायत के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए यान आदि का अधिग्रहण. - (1 ) जिला निर्वाचन 

अधिकारी, यदि उसे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अधीन निर्वाचन के 
सम्बन्ध में यह प्रतीत हो कि किसी मतदान केन्द्र से या मतपेटियों के परिवहन या 
ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस 
बल के सदस्यों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन 
के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के प्रयोजन हेतु किसी यान, 
जलयान या पशु की आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, तो वह 
लिखित आदेश द्वारा, ऐसे यान, जलयान या पशु का अधिग्रहण कर सकेगा तथा 
ऐसे और आदेश कर सकेगा, जो उसे ऐसे अधिग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक या 
समीचीन प्रतीत हो । 
( 2) ऐसा अधिग्रहण, उस व्यक्ति, जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्पति का 
स्वामी समझा गया हो या व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति हो, को संबोधित 
लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा और ऐसा आदेश उस व्यक्ति पर तामील किया 
जायेगा, जिसको सम्बोधित किया गया हो । 
( 3) जब कभी किसी सम्पति का उप -नियम (1) के अधीन अधिग्रहण किया जाता 
है तो ऐसे अधिग्रहण की कालावधि , उस कालावधि , जिसके लिए उप - नियम (1 ) में 
उल्लिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए ऐसी सम्पति अपेक्षित है, से परे नहीं 
बढ़ाई जायेगी । 
स्पष्टीकरण: - इस नियम के प्रयोजनों के लिए " यान " से अभिप्रेत है कोई यान, 
जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाये 

जाने के योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो । 
18 ख . प्रतिकर का संदाय. - जब कभी नियम 18क के अनुसरण में किसी यान, जलयान या 

पशु का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके स्वामी को प्रतिकर का संदाय किया 
जायेगा, जिसकी रकम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस दर के आधार पर 
निर्धारित की जायेगी, जैसा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राज्य विधान सभा 
के निर्वाचनों के लिए ऐसे यान , जलयान या पशु हेतु नियत की गई हो : 

परन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित किये गये प्रतिकर की रकम 
से व्यथित कोई हितबद्ध व्यक्ति, प्रतिकर अवधारित किये जाने के आदेश के जारी 
किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, संभागीय आयुक्त को पुनर्विलोकन 

के लिए आवेदन कर सकेगा । संभागीय आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा । 
18 ग . यानों, जलयानों तथा पशुओं के अधिग्रहण के आदेश की तामील की रीति. - नियम 18 

क के उप - नियम (1) के अधीन अधिग्रहण के आदेश की तामील : 
( क ) जहाँ वह व्यक्ति , जिसे ऐसा आदेश संबोधित है कोई निगम या फर्म हो, तो 

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं . 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 
29 के नियम 2 या आदेश 30 के नियम 3, जैसी भी स्थिति हो, में समन की 
तामील के लिए उपबंधित रीति में ; और 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019 


1190 ( 1 ) 


( ख ) जहाँ वह व्यक्ति , जिसे ऐसा आदेश संबोधित हो, कोई व्यक्ति हो तो : 

( एक ) आदेश को व्यक्तिशः परिदत्त या निविदत्त करके ; या 
( दो ) सम्यक् अभिस्वीकृति रसीद सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा ; या 
( तीन ) यदि व्यक्ति नहीं पाया जा सके , तो आदेश की अधिप्रमाणित प्रति 

उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य के पास छोड़कर या ऐसी प्रति 
उस परिसर के , जिसमें उसका अंतिम निवास करना या कारोबार 
करना अथवा अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य करना ज्ञात है, किसी 

सहजदृश्य भाग पर चिपका कर की जायेगी । 
18 घ. अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति. - यदि कोई व्यक्ति, नियम 

18क के उप - नियम (1) के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो 
वह दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से , जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या 
ऐसे जुर्माने से , जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया 
जायेगा : 

परन्तु यह कि नियम 18 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण सक्षम 
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा एवं यह असंज्ञेय तथा जमानती होगा : 

परंतु यह और भी कि उपरोक्त उल्लिखित प्रयोजन के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता , 
1973 (1974 का सं. 2) का अनुसरण किया जायेगा । " 


" 31क. 


नियम 31क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात : 

अभ्यर्थियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना, अभ्यर्थियों के आपराधिक 
अभिलेख, सम्पत्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हताओं आदि की जानकारी. - (1 ) 
नियम 32 के उप -नियम (1 ) के अधीन, नामनिर्देशन पत्र के साथ सरपंच के पद , 
जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचन 
आयोग द्वारा विहित किये गये प्ररूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें 
अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता, लंबित / विनिश्चित आपराधिक मामले तथा स्वयं की 
या उसके पति या पत्नी या आश्रितों की सम्पत्तियों तथा दायित्वों के बारे में 
जानकारी अंतर्विष्ट होंगी तथा इस बारे में भी जानकारी अन्तर्विष्ट होंगी कि क्या 
वह पंचायत / शासकीय भूमि अथवा भवन का अतिक्रमणकर्ता है या नहीं । शपथ 
पत्र, विहित प्ररूप में किसी पब्लिक नोटरी या प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी या शपथ 
आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा : 

परंतु ग्राम पंचायत के पंच के अभ्यर्थी के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत किया 
जाना आवश्यक नहीं होगा । 
( 2 ) उप -नियम (1 ) के अधीन , प्रत्येक शपथ पत्र : 

( क ) सरपंच के मामले में , प्ररूप 4 ख - 1 ; 
( ख) जनपद पंचायत सदस्य के मामले में , प्ररूप 4 ग - 1; 

( ग ) जिला पंचायत सदस्य के मामले में , प्ररूप 4 घ - 1 में होगा । 
(3) सरपंच के पद, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य के लिए , 
अभ्यर्थियों के शपथ पत्र की एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के सूचना 
पटल पर प्रदर्शित की जायेगी, इसकी प्रतिलिपि किसी भी नागरिक द्वारा मांग 
किये जाने पर विहित शुल्क का भुगतान करने पर उपलब्ध कराई जायेगी । 
( 3 - क ) अभ्यर्थी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्ररूप में पंचायत द्वारा जारी 
" अदेय प्रमाणपत्र ", नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा । 
( 4 ) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में , अभ्यर्थी 
के नाम निर्देशन की संवीक्षा करते समय, वह नामंजूर करने के योग्य होगा । 

यदि कोई अभ्यर्थी या निर्वाचक , उप -नियम (1) के अधीन अन्य 
अभ्यर्थी द्वारा फाईल किये गये शपथ पत्र की जानकारी के विरूद्ध शपथ पत्र 
प्रस्तुत करता है, तो वह भी उप -नियम ( 3) में विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित 
किया जायेगा । शपथ पत्र में उपबंधित जानकारी के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर 
द्वारा कोई जाँच नहीं जायेगी ।" 


1190 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13सितम्बर 2019 


6. 


नियम 32 में , उप नियम (1) में , खण्ड ( ग) एवं ( घ ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, 
अर्थात : 

"( ग ) जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन, खण्ड के भीतर के , उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी 
मतदाता द्वारा; और 
( घ ) जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन , जिले के भीतर के उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता 

द्वारा, प्रस्तावक के रूप में , हस्ताक्षरित नाम निर्देशन पत्र परिदत्त किया जायेगा । " 
नियम 33 में , उप - नियम (1 ) में , 

( क ) खण्ड ( क ) में , शब्द तथा अंक " 40 रूपये " के स्थान पर, शब्द तथा अंक "50 रूपये " 

प्रतिस्थापित किया जाये ; 
( ख ) खण्ड ( ख ) में , शब्द तथा अंक " 200 रूपये " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " 1000 रूपये " 

प्रतिस्थापित किया जाये; 
खण्ड ( ग ) में , शब्द तथा अंक " 500 रूपये " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " 2000 रूपये " 

प्रतिस्थापित किया जाये; तथा 
( घ ) खण्ड ( घ ) में , शब्द तथा अंक "1000 रूपये " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " 4000 रूपये " 

प्रतिस्थापित किया जाये । 
नियम 46 में , परन्तुक में , प्रविष्टि ( दो) के पश्चात् , निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : 

"(तीन) उस दशा में , जहाँ कि मतदान प्रारंभ होने के 72 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु की सूचना 

प्राप्त हुई हो , ऐसे अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक, मतपत्र पर मुद्रित नहीं 

किया जायेगा । 
( चार) 

इन परिस्थितियों में , यदि यह आवश्यक हो जाता है , तो मतपत्र पुनर्प्रकाशित किये 
जायेंगे तथा अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक में कोई परिवर्तन नहीं किया 

जायेगा । 
( पाँच ) मृत अभ्यर्थी के नाम को हटाने के कारण मतपत्र में हुए परिवर्तन की जानकारी तत्काल 

समस्त अभ्यर्थियों को दी जायेगी, यदि अभ्यर्थी की मृत्यु की सूचना, नियत समय के 
पश्चात् प्राप्त होती है, तो मतपत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा निर्वाचन 

आयोग को तत्काल सूचित किया जायेगा । " 
प्ररूप 4 - ख - एक के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात: 


___ 8. 


"प्ररूप 4 - ख - एक 

(नियम 31क देखिये ) 
ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन 

अभ्यर्थी द्वारा जमा किया जाने वाला शपथ पत्र 
( नामनिर्देशन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाये ) 


शपथ पत्र 


में 


............. 


जनपद 


.. सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी 

.................. आयु.......निवासी 
.... तहसील ............. जिला 

....... छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत ....... 
पंचायत ............. ..... जिला..........के सरपंच . ....... के पद का प्रत्याशी हूँ । 
2. मैं सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूँ : 

एक . यह कि मुझे पूर्व में सजा हुई / नहीं है । 
दो . यह कि मुझे निम्नलिखित मामले / मामलों में सजा हुई है : 

(1) प्रकरण क्रमांक ......पुलिस थाना............. जिला .................. राज्य ......... . 
(2) अधिनियम .. 
( 3) दोषसिद्धि का दिनाँक .......... 
( 4 ) न्यायालय का नाम , जिसके द्वारा सजा दी गई । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019 


1190 ( 3 ) 


तीन. 


(5) दोषसिद्धि की अवधि एवं आर्थिक दण्ड का विवरण 
( 6 ) अपील / निगरानी के परिणाम का विवरण 
यह कि मैं निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्व में निर्मुक्त / दोषमुक्त हुआ हूँ । 
( 1) प्रकरण क्रमांक ............ 
( 2) अधिनियम .................. की धारा ............ 
(3) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा मुझे निर्मुक्त / दोषमुक्त किया गया है ......... 
( 4) निर्मुक्त / दोषमुक्त होने का दिनांक 
( 5) अपील / पुनरीक्षण के परिणाम का विवरण .... 
यह कि मुझे आज से 6 माह पूर्व निम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया था , जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज 
लगाया गया है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है । ( इसमें केवल उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया 
जाये, जिसमें कारावास की सजा 2 या 2 से अधिक वर्ष की दी जा सकती है ।) ( इसमें खण्ड एक एवं दो के 
प्रकरणों को सम्मिलित न किया जाये ।) 


चार . 


पाँच. यह कि मेरे स्वयं की , पति / पत्नी और आश्रितों की चल , अचल संपत्ति तथा बैंक जमा राशि एवं अन्य का 

विवरण निम्नानुसार है : 
( क ) चल संपत्तियाँ (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में , अपना हिस्सा स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना 
चाहिये एवं अन्य स्वामित्वधारियों का नाम, उम्र, व्यवसाय तथा अभिसाक्षी का उनसे संबंध स्पष्ट रूप से बताया 
जाये ।) आश्रितों से अभिप्रेत है, जो मुख्य रूप से शपथकर्ता की आय पर आश्रित है । 


स . क्र . विवरण 

स्वयं । पति / पत्नी का | आश्रितों का नाम 

नाम 
नकद 
बैंक, डाकघर बचत , एल . आई. सी ., कंपनियों के 
बांड एवं वित्तीय साधन में जमा धनराशि 
मोटर ( कार, मोटर साइकल एवं अन्य) वाहन 

( कम्पनी, मॉडल इत्यादि का विवरण) 
4. 

| गहनें ( धातु , वजन तथा मूल्य का विवरण दें ।) 

गहनें ( शात तर 
5. | अन्य आस्तियां, जैसे दावे का मूल्य एवं ब्याज । 
( ख) अचल संपत्तियों का विवरण - स्वतः एवं आश्रितों के साथ संयुक्त स्वामित्व का विवरण निम्नानुसार है: 
| स . क्र . 

विवरण 

स्वयं | पति / पत्नी का | आश्रितों का नाम 

नाम 
1. | कृषि भूमि 

(1 ) ग्राम का नाम , जहाँ स्थित है । 
( 2) कुल क्षेत्रफल ( अनुमानित ) 

( 3 ) वर्तमान बाजार मूल्य 
2. | गैर - कृषि भूमि 

(1) ग्राम का नाम, जहाँ स्थित है । 
( 2) कुल क्षेत्रफल (अनुमानित ) 

( 3) वर्तमान बाजार मूल्य 
भवन (व्यवसायिक और आवासीय , पृथक - पृथक 
दर्शाया जाये) । 
जिला 
तहसील 

............... 
स्थान का नाम 
कुल क्षेत्रफल ( अनुमानित ) 


वर्तमान बाजार मूल्य 

अन्य 


4. 


1190 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2019 


अद्यतन बकाया राशि 


( ग ) पंचायत अथवा शासकीय भूमि या भवन पर अतिक्रमण का विवरण । 
( घ ) क्या निवास परिसर में जलवाहित शौचालय है ? हाँ / नहीं 
छ:. मेरी शासकीय एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की देनदारियाँ निम्नानुसार हैं : 
स. क्र . विवरण 

शासकीय विभागों /बैंक / वित्तीय 
संस्थाओं तथा पंचायत का नाम 

एवं पता 
क . (1) बैंक, वित्तीय संस्थाओं से ऋण 

( 2 ) शासकीय विभाग / पंचायत आदि की 
बकाया वसूली 
| वसूली 
(1 ) चालू वर्ष के आयकर रिटर्न का विवरण , 
स्थायी लेखा नम्बर का उल्लेख किया जाये । 
( 2 ) चालू वर्ष के वेल्थ टैक्स , सम्पत्ति कर 

का विवरण । 
( 3 ) वाणिज्यिक कर । 
| ( 4) संपत्ति कर । 


ख . 


सात. मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है : 

( कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं सहित अपनी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का उल्लेख, क्रम 
विद्यालय / शिक्षा मंडल एवं विश्वविद्यालय का नाम, जहाँ से डिग्री प्राप्त की गई है या कोर्स किया गया है । 


। कम से करें ) 


उत्तीर्ण होने का वर्ष । प्रमाण पत्र / उपाधि । विद्यालय / महाविद्यालय | शिक्षामंडल / विश्वविद्यालय 


हस्ताक्षर शपथको 


सत्यापन 


... आत्मज / आत्मजा / पत्नी .......... यह सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा की 
कंडिका एक से सात में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इससे संबंधित किसी भी तथ्य को छुपाया 
नहीं गया है । 


हस्ताक्षर शपथकर्ता" 


10. 


प्ररूप 4 - ग - एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात: 


" प्ररूप 4 - ग - एक 

(नियम 31क देखिये) 
जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन 

अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र 
(नामनिर्देशन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाये ) 


. . . . 


. . 


. 


. . . 


. 


शपथ पत्र 
.... सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी ..... 

........ आयु ...........निवासी 
.... तहसील .... .. ........... जिला ......................... छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत ... .................... जनपद 
पंचायत .......... .... जिला ......... के सरपंच . .................... के पद का प्रत्याशी हूँ । 
2. मैं सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूँ : 

एक. यह कि मुझे पूर्व में सजा हुई / नहीं है । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र ,दिनांक 13 सितम्बर 2019 


1190 ( 5 ) 


दो . 


यह कि मुझे निम्नलिखित मामले / मामलों में सजा हुई है : 
(1) प्रकरण क्रमांक ......पुलिस थाना............... जिला........ ... राज्य ...... 
(2) अधिनियम.............. की धारा ......... 
( 3) दोषसिद्धि का दिनाँक . 
(4) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा सजा दी गई । ........... 
( 5 ) दोषसिद्धि की अवधि एवं आर्थिक दण्ड का विवरण .. 

( 6) अपील / निगरानी के परिणाम का विवरण .............. 
तीन. यह कि मैं निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्व में निर्मुक्त / दोषमुक्त हुआ हूँ । 

(1) प्रकरण क्रमांक 
( 2) अधिनियम .................. की धारा ...... 
( 3) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा मुझे निर्मुक्त / दोषमुक्त किया गया है 
(4) निर्मुक्त / दोषमुक्त होने का दिनांक 
(5) अपील / पुनरीक्षण के परिणाम का विवरण . 
यह कि मुझे आज से 6 माह पूर्व निम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया है । जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज 
लगाया गया है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है । ( इसमें केवल उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया 
जाये, जिसमें कारावास की सजा 2 या 2 से अधिक वर्ष की दी जा सकती है ।) ( इसमें खण्ड एक एवं दो के 
प्रकरणों को सम्मिलित न किया जाये । ) 


चार. 


पाँच. 


यह कि मेरे स्वयं की , पति / पत्नी और आश्रितों की चल , अचल संपत्ति तथा बैंक जमा राशि एवं अन्य का 
विवरण निम्नानुसार है : 
( क ) चल संपत्तियाँ (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में , अपना हिस्सा स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना 
चाहिये एवं अन्य स्वामित्वधारियों का नाम, उम्र , व्यवसाय तथा अभिसाक्षी का उनसे संबंध स्पष्ट रूप से बताया 
जाये ।) आश्रितों से अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से शपथकर्ता की आय पर आश्रित है । 
स . क्र . विवरण 

स्वयं पति / पत्नी का आश्रितों का नाम 

नाम 
| नकद 
बैंक , डाकघर बचत , एल . आई. सी ., कंपनियों के 
बांड एवं वित्तीय साधन में जमा धनराशि 
मोटर ( कार, मोटर साइकल एवं अन्य ) वाहन 
( कम्पनी, मॉडल इत्यादि का विवरण ) 

गहनें (धातु, वजन तथा मूल्य का विवरण दें ।) 
5. अन्य आस्तियां, जैसे दावे का मूल्य एवं ब्याज । 


1. 


नक 


( ख) अचल संपत्तियों का विवरण - स्वतः एवं आश्रितों के साथ संयुक्त स्वामित्व का विवरण निम्नानुसार है: 


| स . क्र . 


विवरण 


स्वयं । 


पति / पत्नी का । आश्रितों का नाम 

नाम 


1. | कृषि भूमि 

(1) ग्राम का नाम, जहाँ स्थित है । 
( 2) कुल क्षेत्रफल ( अनुमानित ) 

( 3 ) वर्तमान बाजार मूल्य 
2. | गैर - कृषि भूमि 

(1) ग्राम का नाम, जहाँ स्थित है । 
( 2 ) कुल क्षेत्रफल (अनुमानित ) 

(3 ) वर्तमान बाजार मूल्य 
3. | भवन (व्यवसायिक और आवासीय, पृथक - पृथक 


1190 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13सितम्बर 2019 


दर्शाया जाये । 
जिला 
तहसील 
स्थान का नाम 
कुल क्षेत्रफल ( अनुमानित ) 


वर्तमान बाजार मूल्य 

अन्य 


4. 


अद्यतन बकाया राशि 


( ग ) पंचायत अथवा शासकीय भूमि या भवन पर अतिक्रमण का विवरण । 
( घ) क्या निवास परिसर में जलवाहित शौचालय है ? हाँ / नहीं 
छ:. मेरी शासकीय एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की देनदारियाँ निम्नानुसार हैं : 
स . क्र . विवरण 

शासकीय विभागों / बैंक / 
वित्तीय संस्थाओं तथा पंचायत 

का नाम एवं पता 
क . (1) बैंक, वित्तीय संस्थाओं से ऋण 

| ( 2) शासकीय विभाग / पंचायत आदि की 

बकाया वसूली 
| वसूली 
(1 ) चालू वर्ष के आयकर रिटर्न का विवरण, 
स्थायी लेखा नम्बर का उल्लेख किया जाये । 
( 2 ) चालू वर्ष के वेल्थ टैक्स , सम्पत्ति कर 
का विवरण । 
( 3) वाणिज्यिक कर । 
( 4 ) संपत्ति कर । 


सात. मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है : 

( कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं सहित अपनी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का उल्लेख, क्रम से करें ) 
विद्यालय / शिक्षा मंडल एवं विश्वविद्यालय का नाम , जहाँ से डिग्री प्राप्त की गई है या कोर्स किया गया है । 
| उत्तीर्ण होने का वर्ष । प्रमाण पत्र / उपाधि । विद्यालय / महाविद्यालय शिक्षामंडल / विश्वविद्यालय 


हस्ताक्षर शपथकर्ता 


सत्यापन . 


मैं ..... 


, आत्मज / आत्मजा / पत्नी 

... यह सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा की 
कंडिका एक से सात में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इससे संबंधित किसी भी तथ्य को छुपाया 
नहीं गया है । 


हस्ताक्षर शपथकर्ता" 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019 


1190 ( 7 ) 


11. प्ररूप 4 - घ - एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात: 


"प्ररूप 4 - घ - एक 

(नियम 31क देखिये ) 
जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन 

अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र 
( नामनिर्देशन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाये ) 


शपथ पत्र 


मैं 


..... 


.... तहसील 


सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी ..... .............आयु.........निवासी..... 
जिला .................. . .... छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत .... 
जिला ............. के सरपंच 

. के पद का प्रत्याशी 


जनपद 


पंचायत 


............... 


......... 


2. मैं सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूँ : 

एक. यह कि मुझे पूर्व में सजा हुई / नहीं है । 
दो. यह कि मुझे निम्नलिखित मामले / मामलों में सजा हुई है : 

(1) प्रकरण क्रमांक .......... पुलिस थाना............. जिला.............. राज्य ..... 
( 2) अधिनियम ............... की धारा ........... 
( 3) दोषसिद्धि का दिनाँक 
(4) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा सजा दी गई । 
( 5 ) दोषसिद्धि की अवधि एवं आर्थिक दण्ड का विवरण 

( 6) अपील / निगरानी के परिणाम का विवरण . 
तीन. यह कि मैं निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्व में निर्मुक्त / दोषमुक्त हुआ हूँ । 

(1 ) प्रकरण क्रमांक 
( 2 ) अधिनियम .............. की धारा 
(3) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा मुझे निर्मुक्त / दोषमुक्त किया गया है........... 
( 4) निर्मुक्त / दोषमुक्त होने का दिनांक 

(5) अपील / पुनरीक्षण के परिणाम का विवरण 
चार. यह कि मुझे आज से 6 माह पूर्व निम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया है । जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज 

लगाया गया है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है । ( इसमें केवल उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया 
जाये, जिसमें कारावास की सजा 2 या 2 से अधिक वर्ष की दी जा सकती है ।) ( इसमें खण्ड एक एवं दो के 
प्रकरणों को सम्मिलित न किया जाये ।) 


संसन्ति स्वामित्यवास्था मत्नामी संपत्तियवसाय वधमें अभिसाक्ष किरपाउ नस संबंध स्पष्ट लिपसिबतीया 


पाँच. यह कि मेरे स्वयं की , पति / पत्नी और आश्रितों की चल , अचल संपत्ति तथा बैंक जमा राशि एवं अन्य का 

विवरण निम्नानुसार है : 
( क ) चल संपत्तियाँ ( संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में , अपना हिस्सा स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना 
चाहिये एवं अन्य स्वामित्वधारियों का नाम , उम्र, व्यवसाय तथा अभिसाक्षी का उनसे संबंध स्पष्ट रूप से बताया 
जाये ।) आश्रितों से अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से शपथकर्ता की आय पर आश्रित है । 
स . क्र . विवरण 

| स्वयं पति / पत्नी का नाम | आश्रितों का नाम । 
| नकद 
बैंक, डाकघर बचत , एल . आई. सी ., कंपनियों 
के बांड एवं वित्तीय साधन में जमा 
धनराशि 


1शपाप 


1190 ( 8 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019 


मोटर ( कार, मोटर साइकल एवं अन्य ) 
वाहन ( कम्पनी, मॉडल इत्यादि का विवरण ) 
गहनें (धातु, वजन तथा मूल्य का विवरण 
दें ।) 
| अन्य आस्तियां, जैसे दावे का मूल्य एवं 
ब्याज । 


( ख) अचल संपत्तियों का विवरण - स्वतः एवं आश्रितों के साथ संयुक्त स्वामित्व का विवरण निम्नानुसार है: 
स . क्र . 

विवरण 

स्वयं पति / पत्नी का | आश्रितों का नाम 

नाम 
____ 1. | कृषि भूमि 

(1) ग्राम का नाम, जहाँ स्थित है । 
(2 ) कुल क्षेत्रफल ( अनुमानित ) 
( 3 ) वर्तमान बाजार मूल्य 


2. | गैर - कृषि भूमि 

( 1) ग्राम का नाम , जहाँ स्थित है । 
(2 ) कुल क्षेत्रफल ( अनुमानित ) 
( 3) वर्तमान बाजार मूल्य 


3. | भवन (व्यवसायिक और आवासीय, पृथक - पृथक | 

दर्शाया जाये) । 
जिला 
तहसील । 
स्थान का नाम 
कुल क्षेत्रफल ( अनुमानित ) 


वर्तमान बाजार मूल्य 


4. 


अन्य 


अद्यतन बकाया राशि 


( ग ) पंचायत अथवा शासकीय भूमि या भवन पर अतिक्रमण का विवरण । 
( घ) क्या निवास परिसर में जलवाहित शौचालय है ? हाँ / नहीं 
छ:. मेरी शासकीय एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की देनदारियाँ निम्नानुसार हैं : 
स . क्र . विवरण 

शासकीय विभागों / बैंक / 
वित्तीय संस्थाओं तथा पंचायत 

का नाम एवं पता 
( 1) बैंक, वित्तीय संस्थाओं से ऋण 
( 2) शासकीय विभाग / पंचायत आदि की 
बकाया वसूली 
वसूली 
(1) चालू वर्ष के आयकर रिटर्न का 
विवरण , स्थायी लेखा नम्बर का उल्लेख 
किया जाये। 
( 2) चालू वर्ष के वेल्थ टैक्स, सम्पत्ति कर 
का विवरण । 
( 3 ) वाणिज्यिक कर । 
| ( 4 ) संपत्ति कर । 


વાલા 


सात. मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है : 

( कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं सहित अपनी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का उल्लेख, क्रम से करें ) 


विद्यालय / शिक्षा मंडल एवं विश्वविद्यालय का नाम, जहाँ से डिग्री प्राप्त की गई है या कोर्स किया गया है । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019 


1190 ( 9 ) 


उत्तीर्ण होने का | प्रमाण पत्र / उपाधि | विद्यालय / महाविद्यालय 


शिक्षामंडल / विश्वविद्यालय 


वर्ष 


हस्ताक्षर शपथकर्ता 


सत्यापन 


.......... 


आत्मज / आत्मजा / पत्नी ... ... यह सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा की 
कंडिका एक से सात में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इससे संबंधित किसी भी तथ्य को छुपाया 
नहीं गया है । 


हस्ताक्षर शपथकर्ता" 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जितेन्द्र कुमार शुक्ला, उप - सचिव . 


Atal Nagar, the 11th September 2019 


NOTIFICATION 


No./388 /R . No. 1274 /2019 /22 - 17 . — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 
95 read with Section 43 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam , 1993 (No. 1 of 1994 ), the State 
Government, hereby , makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat Nirvachan Niyam , 
1995 , the same having been previously published as required by sub - section (3 ) of Section 95 of the said Act, 
namely : 


AMENDMENT 
In the said rules , 
1. In rule 9, after sub -rule (3 ), the following shall be added, namely, 

Any Registration Officer or Assistant Registration Officer or any person , who is appointed 
and authorized for revision or to add or delete any Entry of Electoral Roll, does violation of 
the duties assigned under the provision of said Act, shall be punishable with simple 
imprisonment which must not be less than 3 month , but up to 2 years or fine or with both : 

Provided that no court shall take cognizance unless State Election Commission or the 
Collector and District Election Officer himself or an officer authorized by the Collector and 
District Election Officer, who is not below the rank of Deputy Collector, has given complaint 
in writing : 

Provided further that any offence punishable under rule 9 shall be tried by Competent 
Judicial Magistrate and shall be non - cognizable and bailable : ! 

Provided further also that, for above mentioned purposes, the Code of Criminal 

Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) shall be followed ." 
2. After rule 9 , the following shall be added , namely, 
"9A. False declaration - If any person in connection with 

(a ) preparation , revision or purification of electoral roll , or; 
) inclusion or deletion of any entry of electoral roll, 


1190 ( 10 ) 


STRAIG 216147 , farlic 13 fiatal 2019 


“ ( 2 -a ) 


makes any statement or written declaration which is false or which he/ she either knows or 
believes to be false or does not believe to be true, such person shall be punishable with 
imprisonment for a term , which may extend to one year or fine or with both . It shall be non 
cognizable and bailable, the same will be trial by the Competent Judicial Magistrate and the 
provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974 ) shall apply as soon as 

possible.” 
3. In rule 11, after sub -rule (2), the following shall be inserted , namely , 

Registration Officer should authorize an employee to receive claims/objection over 
draft electoral roll. This employee shall be authorized in reference to the Gram 

Panchayat.” 
4 . After rule 18, the following shall be added, namely , 
“ 18 A . 

Requisition of Vehicles etc . for . Panchayat Election purposes - ( 1) The District 
Election Officer may , if it appears to him in connection with election under the 
Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam , 1993 (No.1 of 1994), that any vehicle, 
vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of 
ballot boxes to or from any polling station or transport of members of the police force 
for maintaining law and order during the conduct of such election , or transport of 
any officer or other person for performance of any duty in connection with such 
election , he may by order in writing , require such vehicle, vessel or animal and may 
make such further orders as may appear to him to be necessary or expedient in 
connection with the requisition . 
(2 ) Such requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person 
deemed by the District Election Officer to be the owner or person in possession of 
the property and such order shall be served on the person to whom it is addressed. 
(3 ) Whenever any property is requisitioned under sub -rule ( 1) the period of such 
requisition shall not be extended beyond the period for which such property is 

required for any of the purposes mentioned in sub -rule ( 1). 
Explanation :- For the purposes of this rule “ Vehicle” means any vehicle used or capable of being 

used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or 

otherwise . 
18B . 

Payment of Compensation - Whenever in pursuance of rule 18 - A , any vehicle , 
vessel or animal is requisitioned , compensation thereof shall be paid to the owner , 
the amount of which shall be determined by the District Election Officer on the 
basis of rate fixed by the Chief Electoral Officer for such vehicle , vessel or animal 
for State Assembly Elections: 

Provided that any person interested , being aggrieved by the amount of 
compensation determined by District Election Officer , may apply within thirty days 
from the date of issue of the order determining the compensation to the Divisional 
Commissioner for a review . The decision of the Divisional Commissioner shall be 

final. 
18C . Manner of Execution of order of requisition of vehicles, vessels and animals. – An 

order of requisition under sub -rule (1 ) of rule 18A shall be served : 
(a ) Where a person to whom such order is addressed is a Corporation or firm , in 

the manner provided for the service of summons in rule 2 of Order XXIX or 
rule 3 of Order XXX, as the case may be, of the first Schedule to the Code 

of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908 ); and , 
(b ) Where the person to whom such order is addressed is an individual: - 

(i) Personally , by delivering or tendering the order, or 
(ii) By registered post with acknowledgment due, or 
( iii ) If the person cannot be found, by leaving an authentic copy of the 

order with any adult member of his family , or by affixing such 
copy on some conspicuous part of the premises in which he is 
known to have last resided or carried on business, or personally 
worked for gain . 


ESTARTIE 261451, facich 13 RIGOR 2019 


1190 (11) 


18D . 

Penalty for contravention of any order regarding requisition.- If any person 
contravenes any order made under sub -rule ( 1) of rule 18A , he shall, on conviction , 
be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or 
with fine which may extend to rupees five hundred or with both : 

Provided that any offence punishable under rule 18 shall be tried by 
Competent Judicial Magistrate and shall be non -cognizable and bailable : 

Provided further also that, for above mentioned purposes , the Code of 

Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) shall be followed ." 
5. For rule 31A , the following shall be substituted , namely, 
“ 31A . 

Presentation of Affidavit by candidates, information about Criminal records, 
properties, liabilities and educational qualification etc . of candidates - ( 1) Under 
sub - rule ( 1) of rule 32 , along with nomination paper , every candidate for the 
post of Sarpanch , member of Janpad Panchayat and Zila Panchayat, shall 
present an affidavit, in the form , as prescribed by Election Commission , 
containing candidate s information about educational qualification , any 
pending/ decided criminal cases, and information regarding his own or his 
spouse s or dependant s properties and liabilities and information regarding 
whether he is trespasser of panchayat/ government land or building or not. 
Affidavit shall be presented in prescribed form , before any public notary or 
Class -I Magistrate , or an oath Commissioner: 


Provided that it shall not be necessary for a candidate of Panch of 
Gram Panchayat to present an affidavit . 


(2 ) Under sub -rule ( 1), every affidavit shall be : 

(a ) In case of Sarpanch, in form 4 - B - 1 ; 
(b ) In case of Janpad Panchayat member in form 4 -C - 1; 

(c ) In case of Zila Panchayat member in form 4 - D - 1. 
(3 ) A copy of affidavit of candidates for the post of Sarpanch , member of 
Janpad Panchayat and Zila Panchayat shall be displayed on the notice board of 
the office of the Returning Officer. On demand , a copy of same shall also be 
made available to citizen on payment of prescribed fee . 
(3 -a) Candidates shall present “No dues certificate” along with nomination 
paper, issued by Panchayat in a form prescribed by State Election Commission . 
(4 ) In case , affidavit is not submitted by any candidate , at the time of scrutiny 
of nomination paper of the candidate, he shall be liable for rejection . 

If any candidate or elector files an affidavit against information of the 
affidavit, filed by other candidate under sub -rule (1 ), it should be displayed as 
per procedure prescribed in sub rule (3 ). No inquiry shall be conducted by 

Returning Officer in relation to information provided in the affidavit." 
In rule 32 , in sub -rule ( 1 ), for clause (c ) and (d ), the following shall be substituted , namely, 

" (c) election of member of Janpad Panchayat, by any voter of that constituency within the 
block and ; 

( d ) election of member of Zila Panchayat, by any voter of that constituency , within the 

district, signed nomination paper, as a proposer , shall be delivered ." 
In rule 33, in sub - rule (1), 
(a) in clause (a ), for the word and figure " Rs. 40 " , the word and figure " Rs. 50 " shall be 

substituted ; 
(b ) in clause (b ), for the word and figure " Rs. 200 ", the word and figure " Rs. 1000 " shall be 

substituted ; 
in clause (c ), for the word and figure " Rs. 500 ", the word and figure " Rs. 2000 " shall be 

substituted ; and 
(d) in clause (d ), for the word and figure " Rs. 1000", the word and figure ‘Rs. 4000 shall be 

substituted . 


6 . 


7. 


1190 ( 12 ) 


BORÍTIG TIGUE , facich 13 ficar 2019 


8 . In rule 46 , in proviso , after entry ( ii), the following shall be added , namely, 
" ( iii ) In case , where information of death of candidate is received 72 hours prior to the 

commencement of poll , name and symbol allotted to such candidate, shall not be printed on 

ballot paper. 
( iv ) In these conditions, where it is desired, ballot paper shall be reprinted and no changes shall 

bemade to the election symbols allotted to other candidates. 
An immediate intimation is to be given to all candidates for changes made in ballot paper 
due to removal of the name of the dead candidate , if information of death of candidate is 
received after stipulated time, no changes shall be made in ballot paper and Election 

Commission is to be informed immediately ." 
9 . For Form 4 -B -1, the following shall be substituted , namely : 


“ FORM 4 - B - 1 

(See rule 31 - A ) 
ELECTION OF SARPANCH OF GRAM PANCHAYAT 

Affidavit form to be submitted by the candidate 
( To be submitted with nomination form to the Returning officer ) 


r/Wife 


of 


Affidavit form 
I . ..... 

..... son /daughter/wife 
Age.......... ........ resident of ...... ............. Tehsil ............... District ........ ... ... ......... Chhattisgarh , am 
a candidate for the post of Sarpanch of Gram Panchayat ........... .... .. ... Janpad Panchayat 

. ... . .. . ... district ... .. . .. .. 


(2) 


(3) 


I solemnly state as under : 
That , I have have notbeen convicted previously . 
That, I have been convicted in following case/cases : 
(1) Case no . .. ......... ... ....... Police Station ....... 
District . 

. ... .. . . . ... State .. . .. ... .. 
Section . ... . . ... ... of the ... ... . ...... Act. 

Date of conviction .................... 
(4) Name of the court ................. by whom convicted . 
(5) Details of period of conviction and financial punishment. 
(6 ) The details of result of Appeal/ Surveillance. 
That , I have been discharged /acquitted previously in following cases. 
(1) Case no . ........ .... 
(2) Section ... .... ..... of the .. ......... Act. 

Name of the court, by whom I was discharged / acquitted .... 

Dates of discharge/acquittal. 
(5 ) The details of Result of Appeal/ Revision . 
That, I was held as culprit, before 6 months from today , in the following cases . In which the charges 
have been framed by the court or the court has taken cognizance . (In this , details of only those cases 
should be given in which imprisonment for 2 year or more can be sentenced ) (In this , cases of clause I 
and II should not be included ). 


IV . 


SATTE 161451, faclips 13 fickor 2019 


1190 (13) 


DI 


| 1. 


c . 


That, the details ofmoveable , immoveable properties and bank deposits and other belonging to myself , 
husband /wife and dependants are as under: 
( A ) Moveable properties ( in case of properties of joint ownership, your own share should be 
clearly mentioned and other title holder s names, age, business and relation to the declarant with them 
should be clearly explained .) Dependant means those who are mainly dependent on the income of the 
declarant. 
S .No . Particulars Self Name ofitel 

Name of 

husband/wife Dependents 
Cash 
Bank , post office savings, LIC , Bonds 
of companies and deposit amount in 
financialmeans. 
Motor ( car, motor cycle and others) 
vehicles (details of company, model 
etc .) 
Jewellery (mention details of metal, 
weight and value ). 
Other Assets like the maturity value and 

interest. 
(B ) Details of immovable properties :- Details of joint ownership along with the self and dependents 

are under : 
S .No. Particulars 

Self Name of Name of 

husband/wife Dependents 
Agricultural Land 

(1 ) Name of the Village where located . 
( 2 ) Total area (estimated ) . ... .. ... 

(3) Present Market Value 
Non - agricultural Land 

( 1) Name of the Village where located . 
(2 ) Total area ( estimated ) ... .... . 

(3 ) Present Market Value 
Building ( commercial and residential, be mentioned 
separately ). 
District . . . . . . 
Tehsil 
Name of the place ... 
Total area (estimated ) 

Present Market Value 
4 . | Others 
(C ) Details of encroachment on Panchayat or Government Land or building. 
(D ) Whether you have flush latrine in residential premises ? Yes/No. 
VI. My dues to Government and public financial institutions are as under: 
S .No. Particulars 

Name & address of Arrear amount up 
Government 

to dated ... .. 
departments/Bank / Financial 

institutions and Panchayat 
( 1) Loans from Bank , Financial 
Institutions. 
(2 ) Arrear recovery of the Government 

department/ panchayat etc . 
B . Recoveries 
C . ( 1) Details of Income tax return of the 

current year, specified the PAN number. 
(2 ) Details of Wealth tax . 
Property tax of current year . 
(3 ) Commercial tax . 
(4 ) Property tax. 


1190 (14 ) 


ESTATUTE THYa , facich 13 RATER 2019 


VII .My educational qualification is as under : 

(Mention School and University standard education including class 5th and class 8th , in order ) Name 
of the school/ education Board and University from where the Degree has been received or course has 
been done . 


Year of 
passing 


Certificate/Degree 


School/College 


Education 
Board /University 


Signature of the Deponent 


VERIFICATION 


............ ........ Son /daughter/wife of ....................... do hereby verify that the facts mentioned 
in the clauses I to VII of the above declaration are true according to my knowledge and any facts in connection 
therewith have not been concealed . 


Signature of the Deponent ” 


10 . For Form 4 - C - 1, the following shall be substituted , namely : 


“ FORM 4 - C - 1 

( See Rule 31 - A ) 
ELECTION OF MEMBER OF JANPAD PANCHAYAT 

Affidavit form to be submitted by the candidate 
( To be submitted with nomination form to the Returning Officer ) 

Affidavit form 
. . . . . . . .......son /daughter /wife of.......... 

... .. ...... ..... age .. .. .. ... ... ... .. . Resident of 
.............. Tehsil ............... District ....................... Chhattisgarh, am a candidate for the post of 
member of Constituency no. ........................ of Janpad panchayat . ...... . . . . .. . . . . .... district 


I solemnly state as under: 
That, I have /have not been convicted previously . 
That, I have been convicted in following case/cases : 
(1) Case no. ..... ................ Police Station 

District ...... ... .. .. ....... ... ... State ...... 
(2) Section ............ of the ................ Act. 
(3) Date of conviction .. 

. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 
Name of the court .. ............... by whom convicted . 

Details of period of conviction and financial punishment. 
(6 ) The details of Result of Appeal/Surveillance. 
That, I have been discharged /acquitted previously in following cases. 
(1) Case no . .............. 

Section ...... ...... of the .. ... ...... Act. 
(3 ) Name of the court, by whom I was discharged /acquitted . 

Dates of discharge /acquittal.... 
(5 ) The details of Result of Appeal/ Revision . 


III. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


SORTIE 1545 , facilid 13 firar 2019 


1190 ( 15 ) 


IV . 


That , I was held as a culprit , before 6 months from today , in the following cases. In which the charges 
have been framed by the court or the court has taken cognizance . ( In this , details of only those cases 
should be given in which imprisonment for 2 year ormore can be sentenced ) (In this, cases of clause I 
and II should not be included ). 


V . 


That , the details of moveable , immoveable properties and bank deposits and other belonging to myself, 
husband/wife and dependants are as under : 
( A ) Moveable properties in case of properties of joint ownership , your own share should be 
clearly mentioned and other titleholder s names, age, business and relation to the declarant with them 
should be clearly explained .) Dependant means those who are mainly dependent on the income of the 
declarant . 


S .No . 


Particulars 


Self 


Name of 
husband /wife 


Name of 
Dependents 


| 1 . 


Cash 
Bank , post office savings, LIC , Bonds 
of companies and deposit amount in 
financialmeans. 
Motor (car, motor cycle and others ) 
vehicles (details of company , model 
etc .) 
Jewellery (mention details of metal, 
weight and value ) . 
Other Assets like the maturity value and 
interest. 


5 . 


( B ) Details of immovable properties: - Details of joint ownership along with the self and dependents are 
under : 


S .No. 


Particulars 


Self 


Name of 
husband/wife 


Name of 
dependents 


Agricultural Land 

( 1) Name of the Village where located . 
(2 ) Total area (estimated ) . 

(3 ) Present Market Value 
Non - agricultural Land 

(1) Name of the Village where located . 
(2 ) Total area (estimated ) .. ...... 
(3 ) Present Market Value 
Building (commercial and residential, be 
mentioned separately ). 
District . ......... .. .. ... 
Tehsil .. .. . . . .. . 
Name of the place ..... 
Total area (estimated ) 
Present Market Value 
Others 


| 4 . 


1 


(C ) Details of encroachment on Panchayat or government Land or building 
(D ) Whether you have flush latrine in residential premises ? Yes/ No 
VI. My dues to Government and public financial institutions are as under: 
S .No. Particulars 

Name & address of 

Government 
departments /Bank / 
Financial institutions and 

Panchayat 
( 1) Loans from Bank , Financial 

Institutions. 


Arrear amount up 
to dated . 


. 


1190 ( 16 ) 


VIĘ 216431, Farid 13 frater 2019 


B . 


( 2 ) Arrear recovery of the Government 

department/ Panchayat etc . 
Recoveries 
( 1 ) Details of Income tax return of the 

current year, specified the PAN 

number . 
(2 ) Details ofWealth tax . 

Property tax of current year . 
(3 ) Commercial tax . 
(4 ) Property tax . 


VII. My educational qualification is as under : 

(Mention school and university standard education including class 5th and class 8th , in order) Name of 
the school/education board and university from where the Degree has been received or course has been 
done. 


Year of 
passing 


Certificate / Degree 


School/College 


Education 
Board /University 


Signature of the Deponent 


VERIFICATION 


L . . . . . . . . . . . 


.. .... Son /daughter /wife of ... ... . .... .. .. .. . .. .. do hereby verify that the facts mentioned 
in the clauses I to VII of the above declaration are true according to my knowledge and any facts in connection 
therewith have not been concealed . 


Signature of the Deponent” 


11 . For Form 4 - D - 1 , the following shall be substituted , namely : 


“ FORM 4 - D - 1 

(See Rule 31- A ) 
ELECTION OF MEMBER OF ZILA PANCHAYAT 

Affidavit form to be submitted by the candidate 
( To be submitted with nomination form to the Returning officer ) 

Affidavit form 
I ......................son /daughter /wife of... ............................ age.................. Resident of 
.................. Tehsil ............... District ..................... Chhattisgarh , am a candidate for the post of 
member of Constituency no . .......... ..... ......... of Zila panchayat 

... District 


I. 


. 


. 


. 


o 


I solemnly state as under : 
That, I have/have not been convicted previously . 
That, I have been convicted in following case /cases : 

Case no . ..... ... .... ......... Police Station 
District .. . .. .. ... ........... State ........... 
Section ............ of the ............. Act. 
Date of conviction ...... ... 

Name of the court ................. by whom convicted . 
(5) Details of period of conviction and financial punishment. 
(6) The details of Result of Appeal/ Surveillance . 


(2 ) 


STATIC 1941, farlic 13 fiatal 2019 


1190 (17 ) 


III . 


That, I have been discharged /acquitted previously in following cases. 


( 1 ) 


Case no . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 


Caso 


. 


" 


(2) Section ...... ...... of the ... ...... ..Act. 

Name of the court , by whom I was discharged /acquitted ....... 

Dates of discharge/acquittal. 
(5 ) The details of Result of Appeal / Revision . 
That, I was held as a culprit, before 6 months from today, in the following cases. In which the charges 
have been framed by the court or the court has taken cognizance. (In this , details of only those cases 
should be given in which imprisonment for 2 year or more can be sentenced ) ( In this, cases of clause I 
and II should not be included ). 


IV . 


That, the details ofmoveable , immoveable properties and bank deposits and other belonging to myself, 
husband /wife and dependants are as under: 
( A ) Moveable properties in case of properties of joint ownership , your own share should be 
clearly mentioned and other titleholder s names, age, business and relation to the declarant with them 
should be clearly explained ) Dependant means those who are mainly dependent on the income of the 
declarant . 


S .No. 


Particulars 


Self 


Name of 
husband/wife 


Name of 
Dependents 


Cash 
Bank , post office savings, LIC , Bonds 
of companies and deposit amount in 
financialmeans . 
Motor ( car, motor cycle and others) 
vehicles (details of company , model, 
etc .) 
Jewellery (mention details of metal, 
weight and value ). 
Other Assets like the maturity value and 
interest . 


(B ) Details of immovable properties :- Details of joint ownership alongwith the self and dependents are 
under : 


S .No. 


Particulars 


Self 


Name of 
husband /wife 


Name of 
Dependents 


| Agricultural Land 

( 1) Name of the Village where located . 
(2 ) Total area (estimated ) . 

(3 ) PresentMarket Value 
Non - agricultural Land 

(1 ) Name of the Village where located . 
(2 ) Total area (estimated ) ......... 

(3 ) PresentMarket Value 
Building ( commercial and residential, be mentioned 
separately ). 
District . .. ... .. ... . .. 
Tahsil .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. 
Name of the place ... 
Total area ( estimated) 
Present Market Value 
Others 


4 . 


(C ) Details of encroachment on Panchayat or Government Land or Building 
(D ) Whether you have flush latrine in residential premises ? Yes/No. 
VI. My dues to Government and public financial institutions are as under : 


1190 (18 ) 


SIRVICE TH43 , facia 13 falar 2019 


S .No . 


Particulars 


Arrear amount 

upto dated 


Name & address of 

Government 
departments/Bank / 
Financial institutions and 

Panchayat 


| ( 1 ) Loans from Bank , Financial Institutions. 
(2 ) Arrear recovery of the 

Government/Panchayat, etc . 
Recoveries 
( 1) Details of Income tax return of the 

current year, specified the PAN number . 
(2 ) Details of Wealth tax . 

Property tax of current year . 
(3 ) Commercial tax . 
(4 ) Property tax . 


VII. My educational qualification is as under : 

(Mention school and university standard education including class 5th and class 8th , in order ) Name of 
the school/education Board and University from where the Degree has been received or course has been 
done . 


Year of 
passing 


Certificate/Degree 


School/College 


Education 
Board /University 


Signature of the Deponent 


VERIFICATION 


I, .. ... . ..... .... .. .. ... Son /daughter /wife of .. .... ... .. .......... do hereby verify that the facts 
mentioned in the clauses I to VII of the above declaration are true according to my knowledge and any facts in 
connection therewith have not been concealed . 


Signature of the Deponent” 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

JITENDRA KUMAR SHUKLA , Deputy Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


